रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004 /99 


REGD . NO . D . L .- 33004/ 99 


सयपाजपत 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग - खण्ड 3 - उप- खण्ड (ii ) 
PARTIL - Section 3 - Sub -section (ii ) : 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


शान63 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


सं. 785 ] 
No . 7831 


नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बा , 2002 / भाद्र 12 , 1924 
NEW DELHI , TUESDAY , SEPTEMBER 3, 2002/ BHADRA 12, 1924 


विधि और न्याय मंत्रालय 


( विधापी विभाग ) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 3 सितम्बर, 2002 
का . आ. 935( अ). - केंद्रीय सरकार, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 
43 ) की धारा 169 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्वाचन आयोग से परामर्श करने के 
पश्चात्, निर्वाचनों का संचालन नियम , 1961 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम 
बनाती है, अर्थात् : 


1. (i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम निर्वाचनों का संचालन ( संशोधन ) नियम, 2002 है । 


(ii) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 


2. निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 में , -- 


(i) नियम 4 के पश्चात्, निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् : 


" क. यामाकंना पात्र देतो साभाय फाइल किए जाने वाले शपथ पत्र का प्ररुप -- यथास्थिति , अभ्यर्थी 
या उसका प्रस्तावकर्ता अधिनियम की धारा 33 की उपधारा (1) के अधीन रिटर्निंग आफिसर को 
नामांकन पत्र देते समय उसे, प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट या किसी नोटरी के समक्ष प्ररुप 26 में अभ्यर्थी 
द्वारा ली गई शपथ का एक शपथ पत्र भी देगा ।" ; 


2762 GI/ 2002 


( 1 ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC . 3( i)] 


( 2) प्ररुप 2क और प्ररुप 2ख, प्रत्येक में , भाग तीन के पश्चात् निम्नलिखित भाग अंतःस्थापित किया 
जाएगा, अर्थात् : 


भाग 3क 
( अभ्यर्थी द्वारा भरा जाए) 


क्या अभ्यर्थी को 


(i) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की 


( क ) उपधारा (1) के अधीन किसी अपराध ( अपराधों) के लिए ; या 


( ख) उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट किसी विधि के उल्लंघन के लिए , 


सिद्धदोष ठहराया गया है ; या 


हां / नहीं 


(ii ) ऐसे किसी अन्य अपराध ( अपराधों ) के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है, 
जिसके (जिनके ) लिए उसे दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडित किया 
गया है 


यदि उत्तर " हां " में है, तो अभ्यर्थी निम्नलिखित जानकारी देगा : 


(i) मामला/ प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्यांक ..... 
(i) पुलिस थाना ( थाने ) .. ............ जिला (जिले . ................... राज्य 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


(iii) संबद्ध अधिनियम ( अधिनियमों ) की धारा ( धाराएं) और उस अपराध ( उन अपराधों) का संक्षिप्त 
विवरण, जिसके (जिनके ) लिए उसे सिद्धदोष ठहराया गया था ... 


(iv) दोषसिद्धि ( दोषसिद्धियों) की तारीख / ( तारीखें).................. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


[ भाग 


-- खण्ड 3( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


( v) वह (वे) न्यायालय जिसने (जिन्होनें ) अभ्यर्थी को सिद्धदोष ठहराया था ............ 


( vi ) अधिरोपित दंड कारावास ( कारावासों) की अवधि और/ या जुर्माने (जुर्मानों) की राशि उपदर्शित 


करें) ............ 


( vii) कारागार से निर्मुक्ति की तारीख ( तारीखें) ........ 


( viii ) क्या उपरोक्त दोषसिद्धि (दोषसिद्धियों) के विरुद्ध कोई अपील ( अपीलें )/ पुनरीक्षण फाइल किए 
गए थे : हा/ नहीं 


( ix) फाइल की गई अपील (अपीलों)/ पुनरीक्षण आवेदन ( आवेदनों) की विशिष्टियां : .... 


( x) उस न्यायालय ( उन न्यायालयों) का (के ) नाम, जिसके (जिनके) समक्ष अपील ( अपीलें )/ पुनरीक्षण 
आवेदन फाइल किए गए थे : .. 


( xi) क्या उक्त अपील ( अपीलों)/ पुनरीक्षण आवेदन ( आवेदनों) का निपटारा हो गया है या वह/ वे . 
लंबित है .... 


(xii ) यदि उक्त अपील ( अपीलों)/ पुनरीक्षण आवेदन ( आवेदनों) का निपटारा हो गया है, तो 


( क ) निपटारे की तारीख (तारीखें)........... 


( ख) पारित आदेश ( आदेशों) की प्रकृति.. 


स्थान : 


तारीख : 


अभ्यर्थी के 


हस्ताक्षर 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


PART II — Sec . 3 (ü )] 


( 3) प्ररुप 2ग में , -- 


( क ) “ राज्य सभा के लिए निर्वाचनः " शब्दों के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया 
जाएगा , अर्थात् : 


“ भाग 1 " ; 


( ख) “ हम एतद्वारा राज्य सभा के " शब्दों से आरंभ होने वाले और , “ अभ्यर्थी के हस्ताक्षर " 
शब्दों पर समाप्त होने वाले भाग के पश्चात् , निम्नलिखित भाग अंतःस्थापित किया जाएगा , 
अर्थात् : 


भाग 2 
( अभ्यर्थी द्वारा भरा जाए) 


क्या अभ्यर्थी को 


(i) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 (1951 का 43) की धारा 8 . 


( क) उपधारा (1) के अधीन अपराध ( अपराधों) के लिए ; या 


हां / नहीं 


( ख) उपधारा ( 2) में विनिर्दिष्ट किसी विधि के उल्लंघन के लिए , 


सिद्धदोष ठहराया गया है ; या 


(ii) ऐसे किसी अन्य अपराध अपराधों ) के लिए सिद्धदोष ठहराया गया 
है, जिसके (जिनके ) लिए उसे दो वर्ष या अधिक के कारावास से 
दंडित किया गया है 


[ भाग II - खण्ड 3( i) ] _ 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


3 


% 


D 


1% 


- 


- - 


- 


- 


यदि उत्तर " हां " में है तो , अभ्यर्थीनिम्नलिखित जानकारी देगा : 


(i) मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्यांक ................ 


. . . . . . . . . . . . . . 


. . . . . . . . . . . 


. . . . . . . . . . . . . 


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


( i) पुलिस थाना ( थाने) .................. जिला (जिले).... ........................ राज्य .. ... .... .... .. 


( iii) संबद्ध अधिनियम ( अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और उस अपराध (उन अपराधों) का संक्षिप्त 
विवरण , जिसके (जिनके लिए उसे सिद्धदोष ठहराया गया था ........ 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


(iv ) दोषसिद्धि (दोषसिद्धियों ) की तारीख ( तारीखें) .. .......... 


( v) वह (वे) न्यायालय जिसने (जिन्होनें ) अभ्यर्थी को सिद्धदोष ठहराया .... ........ 


( vi) अधिरोपित दंड कारावास ( कारावासों) की अवधि औरया जुर्माने ( जुर्मानों) की राशि उपदर्शित 


करें) .... 


( vii) कारागार से निर्मुक्ति की तारीख (तारीखें) ........... 


( viii) क्या उपरोक्त दोषसिद्धि ( दोषसिद्धियों) के विरुद्ध कोई अपील ( अपीलें )/ पुनरीक्षण फाइल किए 
गए थे : हां नहीं 


( ix) फाइल की गई अपील ( अपीलों )/ पुनरीक्षण आवेदन ( आवेदनों) की विशिष्टियां : 


साचा : .. . . . . . . . . . 


( x ) उस न्यायाल (न्यायालयों) के नाम, जिसके (जिनके ) समक्ष अपील ( अपीलें )/ पुनरीक्षण आवेदन 
फाइल किए गए थे : ... 


( xi) क्या उक्त अपील ( अपीलों)/ पुनरीक्षण आवेदन ( आवेदनों) का निपटारा हो गया है या वह / वे 
लंबित हैं .. 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II _- SEC. 3( i)] 


( xii ) यदि उक्त अपील (अपीलों)/ पुनरीक्षण आवेदन ( आवेदनों) का निपटारा हो गया है, तो 


( क) निपटारे की तारीख ( तारीखें). 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. . 


( ख) पारित आदेश ( आदेशों ) की प्रकृति ... 


स्थान : 


तारीख : 


( अभ्यर्थी के 


हस्ताक्षर) ; 


( ग) इस प्रकार अंतःस्थापित भाग 2 के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित कियाजाएगा अर्थात् : 


" भाग 3 "; 


( घ) “टिप्पण,- जहां कहीं " शब्दों से आरंभ होने वाले और “ शब्दों को काट दें " शब्दों पर समाप्त होने 
वाले भाग के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् : 


“ भाग 4 "; 


( ङ) 


“ छिद्रण.......... ” शब्द के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा : 


[ भाग II - खण्ड 3 (ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


" भाग 5 " 


( 4) प्ररुप 2घ में , -- 


. . . . . .. 


( क) “ विधान सभा के सदस्यों द्वारा 

( राज्य) की विधान परिषद् के लिए 
निर्वाचन " भाग के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् : 


“ भाग 1" ; 


( ख) “ हम एतद्द्वारा ऊपरिवर्णित निर्वाचन " शब्दों से आरंभ होने वाले और, “(अभ्यर्थी के 
हस्ताक्षर) " कोष्ठकों और शब्दों के साथ समाप्त होने वाले भाग के पश्चात् , निम्नलिखित 


अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् : 


" भाग 2 
( अभ्यर्थी द्वारा भरा जाए) 


क्या अभ्यर्थी को 


(i) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 8 
की 


( क) उपधारा ( 1) के अधीन अपराध ( अपराधों) के लिए ; या । 


( ख) उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट किसी विधि के उल्लंघन के लिए , 


हां / नहीं 


सिद्धदोष ठहराया गया है ; या 


( ii ) ऐसे किसी अन्य अपराध ( अपराधों ) के लिए सिद्धदोष ठहराया गया 
है, जिसके (जिनके ) लिए उसे दो वर्ष या अधिक के कारावास से 
दंडित किया गया है 


. 


यदि उत्तर " हां " में है, अभ्यर्थी निम्नलिखित जानकारी देगा : 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - - SEC. 3( ii) ] 


(i) मामला/ प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्यांक 


(ii) पुलिस थाना ( थाने) ........................जिला (जिले)................... राज्य ................ 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


( iii) संबद्ध अधिनियम ( अधिनियमों ) की धारा ( धाराएं ) और उस अपराध ( उन अपराधों) का संक्षिप्त 
विवरण, जिसके (जिनके लिए उसे सिद्धदोष ठहराया गया था 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


(iv ) दोषसिद्धि (दोषसिद्धियों) की तारीख ( तारीखें) ........ 


( v) वह (वे ) न्यायालय जिसने ( जिन्होनें ) अभ्यर्थी को सिद्धदोष ठहराया ............ 


( vi ) अधिरोपित दंड कारावास ( कारावासों ) की अवधि औरया जुर्माने (जुर्मानों ) की राशि उपदर्शित 
करें) 


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


( vii) कारागार से निर्मुक्ति की तारीख ( तारीखें).. 


( ताराख).......... .... 


( viii) क्या उपरोक्त दोषसिद्धि ( दोषसिद्धियों) के विरुद्ध कोई अपील ( अपीलें)/ पुनरीक्षण फाइल किए 
गए थे : हो / नहीं . 


(ix ) फाइल की गई अपील (अपीलों )/पुनरीक्षण आवेदन ( आवेदनों) की विशिष्टिया: ........... 


(x) उस न्यायालय (न्यायालयों) का (के) नाम , जिसके (जिनके) समक्ष अपील( अपीलें )/ पुनरीक्षण 
आवेदन फाइल किए गए थे : .......... 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


(xi) क्या उक्त अपील (अपीलों)/ पुनरीक्षण आवेदन ( आवेदनों) का निपटारा हो गया है या वह / वे 
लंबित है ...... 


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


[ भाग II - खण्ड 3(ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


( xii ) यदि उक्त अपील ( अपीलों)/ पुनरीक्षण आवेदन ( आवेदनों) का निपटारा हो गया है, तो 


( क ) निपटारे की तारीख (तारीखें)....... 


( ख) पारित आदेश ( आदेशों ) की प्रकृति.... 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


.. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


स्थान : 


तारीख : 


( अभ्यर्थी 


के हस्ताक्षरे) ; 


( ग) इस प्रकार अंतःस्थापित भाग 2 के पश्चात निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् : 


" भाग 3 "; 


( घ) “ नामनिर्देशन पत्र को प्रतिगृहीत या प्रतिक्षेपित करने वाले रिटर्निंग आफिसर का विनिश्चय " 
शब्दों के पूर्व निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् : 


" भाग 4 "; 


( ङ) “(छिद्रण).......... कोष्ठकों और शब्द के पश्चात निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, 
अर्थात् :- " 


" भाग 5 " ; 


( 5 ) प्ररुप 20 में , -- 


76 


ہے 
- 
ز 
/ 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


___ [ PART II _ SEC. 3(ii)] 


( क) “ परिषद् निर्वाचन क्षेत्र से ......................... ( राज्य) की विधान परिषद् के लिए 
निर्वाचन " भाग के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् : 


“ भाग 1 " ; 


( ख) “ हम ................ ( राज्य) की विधान परिषद् ” शब्दों से आरंभ होने वाले और, 
"* जो लागू न हो उसे काट दें " शब्दों के साथ समाप्त होने वाले भाग के पश्चात्, 
निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् : 


भाग 2 
( अभ्यर्थी द्वारा भरा जाए ) 


क्या अभ्यर्थी को 


(i) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 8 


की 


( क ) उपधारा (1) के अधीन अपराध (अपराधों) के लिए ; या 


हां / नहीं 


( ख) उपधारा ( 2) में विनिर्दिष्ट किसी विधि के उल्लंघन के लिए 


सिद्धदोष ठहराया गया है ; या 


(ii) ऐसे किसी अन्य अपराध ( अपराधों ) के लिए सिद्धदोष ठहराया 
गया है, जिसके (जिनके ) लिए उसे दो वर्ष या अधिक के कारावास 
से दंडित किया गया है 


यदि उत्तर " हां " में है तो , अभ्यर्थी निम्नलिखित जानकारी देगा : 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


(i) मामला/ प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्यांक ........ ............... 
........ 


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


[ भाग II - खण्ड 3(ii)] ___ _ _ _ __ भारत का राजपत्र : असाधारण _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ ll 

(ii) पुलिस थाना ( थाने ).......... .... जिला.(जिले. .......... राज्य ............. 


( iii ) संबद्ध अधिनियम ( अधिनियमों) की धारा ( धाराएं) और उस अपराध ( उन अपराधों) का संक्षिप्त 
विवरण, जिसके (जिनके ) लिए उसे सिद्धदोष ठहराया गया था ........... ... 


(iv ) दोषसिद्धि (दोषसिद्धियों) की तारीख(तारीखें) 


( v) वह ( वे ) न्यायालय जिसने ( जिन्होनें ) अभ्यर्थी को सिद्धदोष ठहराया था ... 


( vi ) अधिरोपित दंड कारावास (कारावासों ) की अवधि और/ या जुर्माने (जुर्मानों) की राशि उपदर्शित 
करें) ....... 


. 


. 


. 


. 


। 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


( vii) कारागार से निर्मुकति की तारीख (तारीखें).. 


( viii) क्या उपरोक्त दोषसिद्धि ( दोषसिद्धियों) के विरुद्ध कोई अपील ( अपीलें )/पुनरीक्षण फाइल किए 
गए थे : हॉ/ नाहीं 


( ix ) फाइल की गई अपील ( अपीलों)/ पुनरीक्षण आवेदन ( आवेदनों) की विशिष्टियां: .. 


........... .. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


u 


n 


. 


( x ) उस न्यायालय ( उन न्यायालयों) का ( के ) नाम, जिसके (जिनके ) के समक्ष अपील 
( अपीलें )/ पुनरीक्षण आवेदन फाइल किए गए थे : ............ 


(xi ) क्या उक्त अपील ( अपीलों)/ पुनरीक्षण आवेदन ( आवेदनों) का निपटारा हो गया है या वह/ वे 


लंबित है ............................................................. 


( xii ) यदि उक्त अपील ( अपीलों)/ पुनरीक्षण आवेदन ( आवेदनों) का निपटारा हो गया है, तो 


( क) निपटारे की तारीख (तारीखें)... 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


PART II - SEC . 3 ( 1 )] 


( ख) पारित आदेश ( आदेशों) की प्रकृति............... 


स्थान : 


तारीख : 


( अभ्यर्थी के 


हस्ताक्षर) ; 


(ग) इस प्रकार अंतःस्थापित भाग 2 के पश्चात निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा , अर्थात् : 


" भाग 3"; 


( घ) “ नामनिर्देशन पत्र को प्रतिगृहीत या रद्द करने वाले रिटर्निंग आफिसर का विनिश्चय " शब्दों 
के पूर्व निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् : 


“ भाग 4 "; 


( ङ) “ नामनिर्देशन पत्र के लिए रसीद और संवीक्षा की सूचना " शब्दों के पूर्व निम्नलिखित 
अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् : 


“ भाग 5 "; 


( 6) प्ररुप 25 के पश्चात् , निम्नलिखित प्ररुप अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् : 


" प्ररूप 26 
(नियम 4क देखिए ) 


निर्वाचन क्षेत्र से 
(निर्वाचन क्षेत्र का नाम ) 
.............(सदन का नाम ) के लिए निर्वाचन के लिए रिटर्निंग आफिसर के समक्ष 
अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथपत्र 


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


[ भाग - खण्ड 3(ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


- 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


........................................ पुत्र/ पुत्री / पत्नी 

............., आयु 
.........वर्ष, जो ............. का / की निवासी हूं और उपरोक्त निर्वाचन में अभ्यर्थी हूं, सत्यनिष्ठा 
से प्रतिज्ञा करता हूं/ करती हूँ/ शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूं/ करती हूँ : 
1, मैं ऐसे किसी लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध 
( अपराधों) का / की अभियुक्त नहीं हूं जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित 
किया गया है/किए गए हैं । 
( यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध ( अपराधों) का / की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी 
प्रस्तुत करेगा / करेगी) : 
(i) मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/ संख्याएं.. 
( ii ) पुलिस थाना (थाने)................... ..............जिला (जिले)........... 


... . .. . 


राज्य. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


(ii ) संबंधित अधिनियम ( अधिनियमों) की धारा ( धाराएं ) और उस अपराध ( अपराधों) का संक्षिप्त 
विवरण जिसके (जिनके लिए अभ्यर्थी आरोपित किया गया है .. 


( iv ) न्यायालय, जिसके (जिनके ) द्वारा आरोप ( आरोपों) की विरचना की गई .............. ... ... .. 


( v) तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किया गया था /किए गए थे ........... 
( vi ) क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई 
है /हैं ................. 


2. मुझेकिसी अपराध ( अपराधों) ( लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 (1951 का 43) की धारा 8 
की उपधारा (1) या उपधारा ( 2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अंतर्गत आने वाले किसी अपराध 
( अपराधों) से भिन्न के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है/नहीं ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक 
के लिए कारावास से दंडादिष्ट किया गया है/ नहीं किया गया है । 

( यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया और दंडादिष्ट किया गया है तो वह 
निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा ) : 
(i) मामला/ प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/ संख्याएं.. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


THE GAZETTE OF INDIA :EXTRAORDINARY 


| PART II - SEC . 3( ii )] 


( ii ) न्यायालय, जिसने दंडित किया है ............... 
(iii) पुलिस थाना ( थाने) ................. .जिला .(जिले )........ ....राज्य. 
(iv ) संबंधित अधिनियम ( अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और उस अपराध ( उन अपराधों ) का 
संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके लिए अभ्यर्थी कभी आरोपित किया गया है 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


( v) तारीख ( तारीखें) जिनको दंडादेश सुनाया गया था / सुनाए गए थे ........ 
(vi ) क्या दंडादेश सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोका गया है/ रोके गए हैं .................... 


स्थान : 


अभिसाक्षी के हस्ताक्षर 


तारीख : 


सत्यापन 


मैं , ऊपर नामित अभिसाक्षी, यह सत्यापित और घोषित करता/ करती हूं कि इस शपथपत्र की 
अंतर्वस्तु मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और इसका कोई भाग मिथ्या 
नहीं है और कोई तात्विक बात छिपायी नहीं गई है । 

स्थान पर आज तारीख .... . ...... को सत्यापित किया । 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


अभिसाक्षी के हस्ताक्षर 
टिप्पण : इस प्ररूप के वे स्तंभ, जो अभिसाक्षी को लागू नहीं हैं , काट दिए जाए । " | 


[ फा. सं. एच- 11019( 12 )/ 2002 वि - 2 ] 
एन. एल. मीना, संयुक्त सचिव और विधायी परामर्शी 


टिप्पण : -- मूल नियम भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्यांक का . आ . 859, तारीख 15 अप्रैल, 
1961 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनमें अंतिम संशोधन अधिसूचना संख्यांक का . आ . 90 ( अ) 
तारीख 1 फरवरी, 2001 द्वारा किया गया । 


[ 411 I - UC 3 (ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


MINISTRY OF LAW AND JUSTICE 

(Legislative Department) 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 3rd September, 2002 


S. O . 939 (E ). - - In exercise of the powers conferred by section 169 of the Representation of 
the People Act, 1951 (43 of 1951), the Central Government, after consulting the Election 
Commission , hereby makes the following rules further to amend the Conduct of Elections 
Rules, 1961 , namely : 


1. ( 1) These rules may be called the Conduct of Elections (Amendment) Rules, 2002 . 

( 2 ) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette . 


2 . In the Conduct of Elections Rules , 1961, 

( 1 ) after rule 4 , the following rule shall be inserted , namely : 


" 4A . Form of atidavit to be filled at the time of delivering nomination 
paper. - The candidate or his proposer, as the case may be , shall, at the time of delivering 
to the returning officer the nomination paper under sub - section (1 ) of section 33 of the 
Act, also deliver to him an affidavit swom by t he candidate before a Magistrate of the 
first class or a Notary in Form 26 ." ; 


(2 ) in each of Form 2A and Form 2B , after Part III, the following Part shall be inserted , 
namely : 


"PART III A 
( To be filled by the candidate ) 


Whether the candidate - 
(1) has been convicted - 

(a ) of any offence(s) under sub -section (1 ); or 
(b ) for contravention of any law specified in sub-section (2 ), 


Yes/No. 


of section 8 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951) ; or 
(i ) has been convicted for any other offence ( s ) for which he 

has been sentenced to imprisonment for two years or more . 


16 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


Part II -- Sec. 3( ii)] 


If the answer is “ Yes” , the candidate shall furnish the following information : 


Case /First information report No ./Nos , .. ... 


( ii) 


Police station (s)..... .... ...... District(s) 


....... ......... State (s) .. 


( ü ) Section (s) of the concerned Act(s) and brief description of the offence( s) for which he 
has been convicted . .. .. . .. . 


(iv ) 


Date (s) of conviction (s) 


Court( s ) which convicted the candidate ... .. . 


. . . . . . . . . . . . . . . . . . 


(vi) Punishment(s) imposed (indicate period of imprisonment(s) and/ or quantum of 
fine ( s)] ... 
( vii) Date(s) of release from prison . 
(vii ) Was/were any appeal(s) /revision(s) filed against above conviction (s) ............ Yes/No 
( ix ) Date and particulars of appeal(s)/ application(s) for revision filed .. 
(x ) Name of the court(s) before which the appeal(s) /application (s) for revision filed 


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


( xi) Whether the said appeal(s) / application (s) for revision has /have been disposed of or 
is/ are pending .. .... 


4 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


- 


+ 


+ 


. 


(xii ) 


If the said appeal(s )/ application ( s ) for revision has/have been disposed of - 


(a ) Date ( s ) of disposal ..... 
( b ) Nature of order ( s) passed .. ... ... 


Place : 


Date : 


( Signature of the candidate )"; 


(3 ) in Form 2C , 


(a) after the words “ Election to the Council of States”, the following shall be inserted , 
namely : 


" PART I” ; 


( b ) after the portion beginning with the words “ We hereby nominate " and ending with 
the words " Signature of the Candidate ” , the following Part shall be inserted , namely : 


[ 477 II - 


ºg 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


‘PART II 
(To be filled by the candidate ) 


Whether the candidate 
(i) has been convicted - 

( a ) of any offence (s) under sub -section (1 ); or 
(b ) for contravention of any law specified in sub -section ( 2 ), 


Yes /No. 


of section 8 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951); or 

(i ) has been convicted for any other offence( s) for which he has been 
sentenced to imprisonment for two years or more . 


If the answer is “ Yes” , the candidate shall furnish the following information : 


Case /First information report No ./Nos. ... 


(ü ) 


Police station (s).... . ...... .... District(s) 


..... ...... 


State(s) 


(ii) Section (s) of the concerned Act (s) and brief description of the offence (s) for which he 
has been convicted . .. .. 


( iv ) 


Date (s) of conviction( s).... 


(v) 


Court(s) which convicted the candidate ........... 


( vi) 


Punishment(s) imposed [indicate period of imprisonment(s) and/ or quantum of 


fine ( s ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


1 


1 


1 


( vii) 


Date (s) of release from prison .......... 


( viii) Was /were any appeal(s) /revision (s) filed against above conviction (s) ............ Yes/No 
(ix ) Date and particulars of appeal(s) /application (s) for revision filed 
(x ) Name of the court (s) before which the appeal(s) lapplication (s) for revision 


filed . .............. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 


( xi) Whether the said appeal(s) /application (s) for revision has/have been disposed of or 
is/are pending 


( xii) 


If the said appeal(s)/application (s) for revision has/have been disposed of - 


( a ) Date (s ) of disposal . ... ... .. 
(b ) Nature of order ( s ) passed .. . ... . 


2762G11023 


THE GAZETTE OF INDIA . EXTRAORDINARY 


[PART Il — SEC. 3(ii)] 


Place : 


Date : 


(Signature of the candidate ) ; 


(c ) after Part II as so inserted , the following shall be inserted , namely: 


“ PART III ” ; 


(d ) after the portion beginning with the words " Note .-Wherever" and ending with the 
words " not applicable ." , the following shall be inserted , namely : 


“ PART IV "; 


( e ) after the word “ Perforation .. .. . . .." , the following shall be inserted , namely : 


" PART V ” ; 


(4 ) in Form 2D , 


(a ) after the portion “ Election to the Legislative Council of .... .......(State) by the 
Members of the Legislative Assembly ." , the following shall be inserted , namely : 


" PART I"; 


(b ) after the portion beginning with the words “ We hereby nominate” and ending with 
the brackets and words “ (Signature of the candidate )" , the following Part shall be inserted , 
namely : 


PART II 
( To be filled by the candidate ) 


Whether the candidate – 
( i) has been convicted - 

(a ) of any offence (s) under sub- section (1 ); or 
(b ) for contravention of any law specified in sub - section (2), 


Yes/No. 


of section 8 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951); or 
( ii) has been convicted for any other offence (s ) for which he has been 

sentenced to imprisonment for two years or more . 


If the answer is “ Yes " , the candidate shall furnish the following information : 


(i) 


Case /First information report No./Nos. ... ..... 


[ 471 11 - GG3(11) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


WIE 


( ii) 


Police station (s)........... ....... District (s) .... .... ...... ......... State ( s) ......... . 


(iii) Section (s) of the concerned Act (s) and brief description of the offence (s) for which he 
has been convicted . 


( iv ) 
(v ) 


Date (s) of conviction (s).......... 
Court (s)which convicted the candidate . 


( vi) Punishment(s) imposed [ indicate period of imprisonment(s) and /or quantum of 
fine (s )).. ... .... .... .. 


(vii) Date(s) of release from prison .... 
( vi ) Was/were any appeal(s) /revision(s) filed against above conviction(s) ............ Yes/No. 


Date and particulars of appeal( s ) /application (s ) for revision filed . . .. . 


(x ) Name of the court (s) before which the appeal (s) / application (s) for revision 
filed ... 


IT 


( xi ) Whether the said appeal(3) /application (s) for revision has /have been disposed of or 
is/are pending 


(xii) 


If the said appeal( s )/application (s ) for revision has /have been disposed of - 


(a ) Date (s) of disposal ........ 
(b ) Nature of order (s ) passed 


. . . . . . 


Place : 


Date : 


(Signature of the candidate ) ; 


( c ) after Part II as so inserted , the following shall be inserted , namely : 


“ PART III” ; 


(d ) before the words " Decision of Returning Officer accepting or rejecting the 
Nomination Paper" , the following shall be inserted , namely: 


“ PART IV ” ; 


(e ) after the brackets and word " ( perforation ).....” , the following shall be inserted , 
namely : 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


PART II — SEC, 3 ( 1)] 


"PART V " ; 


(5) in Form 2E, 


(a ) after the portion “ Election to the Legislative Council of ... ... ..... (State ) from 
a Council constituency ........ . ...", the following shall be inserted , namely : 


“ PART I" ; 


(b ) after the portion begiming with the words “ We hereby nominate" and 
ending with the words " Score out the words not applicable " , the following Part 
shall be inserted , namely : 


" PART II 
( To be filled by the candidate ) 


Whether the candidate -- 
(i) has been convicted - 

(a) of any offence (s) under sub- section (1); or 
(h ) for contravention of any law specific in sub -section (2 ), 


Yes/No. 


of section 8 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951 ); or 
(ü ) has been convicted for any other offence ( s) for which he has 

been sentenced to imprisonment for two years or more . 


If the answer is “ Yes" , the candidate shall furnish the following information : 


.... . . . . . . . . . . . . . . . 


. . . . . . . . . . . . . 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


(1) Case/First information report No./Nos. .......... 
(ü ) Police station (s).................. District(3) ............. ......... State(s) ........... 
(ül) Section ( s) of the concerned Act (s) and brief description of the offence (s) for which he 
has been convicted .. 
( iv ) Date (s) of conviction (s).................. .. ..... .. 
(v) Court(s) which convicted the candidate.... 
(vi) Punishment(s) imposed [indicate period of imprisonment (s) and/or quantum of 


finc( s) ]............. 


( vii) Date (s) of release from prison ..... 
(vi ) Was/were any appeal(s) /revision(s) filed against above conviction (s) ............Yes/No. 


( ix ) 


Date and particulars of appeal(s) /application (s) for revision filed ............... 


[ 47 11 - 5 3(ii)] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


(x) Name of the court(s) before which the appeal(s) / application (s) for revision 
filed . ... 


( xi) Whether the said appeal(s) / application (s) for revision has /have been disposed of or 
is / are pending ..... 
(xii) If the said appeal(s)/application (s) for revision has/have been disposed of - 


(a ) Date (s) of disposal ..... . 
( b ) Nature of order( s ) passed . ... ... 


II 


. 


Place : 


Date : 


(Signature of the candidate ) ; 


( c ) after Part II as so inserted , the following shall be inserted , namely: 


“ PART III ” ; 


( d ) before the words “ Decision of Returning Officer accepting or rejecting the 
Nomination Paper" , the following shall be inserted , namely : 


“ PART IV " ; 


(c ) before the words " Receipt for Nomination Paper and Notice of Scrutiny " , the 
following shall be inserted , namely : 


" PART V ” ; 


(6 ) after Form 25 , the following Form shall be inserted , namely : 


" FORM 26 
( See rule 4A ) 


Affidavit to be furnished by the candidate before the returning officer for election to 
(name of the House ) from 

constituency 
(name of the constituency ) 


„, son/daughter/wife of _ 


- 


aged 


about 


years, resident of 


candidate at the above election, do hereby solemnly affirm / state on oath as under: 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


(Part II — Sec, 3( ii)] 


1. I anu am not accused of any offence ( 8) punishable with imprisonment for two years or more 
in a pending case (s) in which a charge (s) has have been framed by the court(s) of competent 
jurisdiction. 


If the deponent is accused of any such offence(s) he shall furnish the following information: 
(1) Case/First information report No. Nos . ............... 

Police station (s) ................... District (s)....................... State(s)........... 
(ii ) Section (s) of the concerned Act (s) and short description of the offence (s) for which the 

candidate has been charged . 


+ 


+ 


+ 


. . . . . . . . . . 


(iv) 


Court(s) which framed the charges (8) ..... . ..... 


(v) 


Date(s) on which the charge (s) was / were framed... 


(vi) 


Whether all or any of the proceeding(s) have been stayed by any court(s) of competent 
jurisdiction . ........ 


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


2. I have been / have not been convicted of an offence (s) (other than any offence(s ) referred to 
in sub -section ( 1) or sub -section (2 ), or covered in sub -section (3 ), of section 8 of the 
Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951) ] and sentenced to imprisonment for one 
year or more . 


If the deponent is convicted and punished as aforesaid, he shall furnish the following 
information : 


(i) Case / First information report No./ Nos....... 


LII 


(ü ) Court (s) which punished ...... 


(ii ) Police station (s).. 

....... . ... 


District(s). 


............. 


. . . . . . . 


.. State (s). 


( iv ) Section(s) of the concerned Act (s) and short description of the offence (s) for which 

the candidate has ever been charged . .. ... . 


(v) Date (s) on which the sentence (s) was / were pronounced . 
( vi ) Whether the sentence (s) has / have been stayed by any court (s) of competent 

jurisdiction .. .. ... . 


III . 


Place : 


Date : 


Signature of deponent 


[ 477 II - U 


3 (ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


VERIFICATION 


I, the above-named deponent, do hereby verify and declare that the contents of this 
affidavit are true and correct to the best of my knowledge and belief, no part of it is false and 
nothing material has been concealed therein , 


Verified at _ _ _ 


_ this 


day of _ _ _ 


, 20 


Signature of deponent 


Note : The columns in this form which are not applicable to the deponent may be struck off.". 


{F. No. H -11019 (12 )/2002-Leg . ll ] 
N . L .MEENA, Jt. Secy. and Legislative Counsel 


Note :- The principal rules were published in the Gazette of India vide notification number S . O . 

859 , dated the 15 April, 1961 and last amended vide notification number S .O . 90 ( E ), 
dated the 1° February , 2001. 


Printed by the Manager. Govt. of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications , Dolhi- 110054 


